PALI 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 1 , 1985 ( PAUSA 11 , 1906 SAKA ) 


3 


राजस्व विभाग 

दिनांक 19 दिसम्बर , 1984 
सं ० 4927- रा - 2-84/ 34488.--पंजाव अग्रक्रय अधिनियम, 1913, की धारा 8 को उपधारा ( 2) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा घोषित करते हैं कि नीचे दी गई भनुसूची में वर्णित 
भूमि जो दिनांक 8 नवम्बर , 1982 को निष्पादित रजिस्ट्रीकृत वित्री विलेख द्वारा सर्वश्री राम सिंह , नित्या नन्द, अमर सिंह , 
दरयाई, अत्तर सिंह, पुन गुगन तथा सर्वश्री अर्जन , भरपूर पुत्र राम कंवर, ग्राम कनीना, तहसील व जिला महेन्द्र गढ़ द्वारा सर्वश्री किशोरी 
लाल , सुरेश कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा पुत्र श्री ओंकार प्रसाद निवासी ग्राम कनीना , तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को में , 
शर्मा प्रायरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज कनीना ( महेन्द्रगढ़ ) में प्रोद्योगिक इकाई लगाने के प्रयोजन के लिए बेची गई थी , के विक्रय के बारे 
में अग्रक्रय का कोई अधिकार नहीं होगा : -- 

अनुसूची 


जिला 


तहसील 


राजस्व 
सम्पदा 


भूमि का विवरण 


क्षेत्रफल 


प्रोद्योगिक इकाई 


खसरा नं ० 


क ० 


म ० 


महेन्द्रगढ़ 


महेन्द्र गढ़ 


कनीना 


178 


3--2 


खास 
( ह.ब. ० 
335 ) 


2 


( कुल भूमि तीन कनाल , 2 मरले ) 


एल ० सी ० गुप्ता , 
सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 
REVENUE DEPARTMENT 

The 19th December, 1984 
No. 4927 - R -II - 84 /34485 . - In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of section 
8 of the Puhjab Pre-emption Act, 1913, the Governor of Haryana hereby declares that no right 
of pre - emption shall exist with respect to the sale of the land described in the Schedule given 
below , made by Sarvshri Ram Singh , Nitya Nand , Amar Singh , Daryai, Attar Singh , sons of 
Shri Gugan and Sarvshri Arjan , Bharpur, sons of Shri Ram 

Kan war 

of village Kanina , Tehsil 
and District Mohindergarh through a registered sale deed dated 8th November , 1982 in favour of 
Sarvshri Kishori Lal, Suresh Kumar , sons of Shri Jagannath Sharma , son of Shri Onkar Prasad , 
residents of village Kanina, tebsil and districi Mohindergarh for the purposes of setting up an Industrial 
Unit in the name of M / s Sharma Iron and Steel Industries, Kanina ( Mohindergarh) : 

SCHEDULE 


District 


Tehsil 


Village 


Description of arca comprt sing 

industrial Unit 


Mohindergarb Mohindergarh 


Kanina 
Khas 
(Hadbast 
No. 335 ) 


K. M. 
Khasra Nos. 
178 

3-2 
2 
( Total Land measuring 3K2Min all ) 


L. C. GUPTA , 
Secretary to Goverament, Haryana , 

Revenue Department . 


